( Reaffirmed 2006 ) 


पी 4120 : 1967 
(पुनर्पुष्ट/ ( 198%60677) 
( द्विभाषी ) 


भारतीय मानक (Reaffirmed 2016) 


नहाने और धोने के टबों की विशिष्ट 


( संशोधन संख्या 1 समाविष्ट ) 
Indian Standard 
SPECIFICATION FOR TUBS AND BATHS 


( Incorporating Amendment No. 1 ) 


यूडीसी/UDC 645-683 


@ भामा ब्युरो 1993 


भारतीय मानक ब्यूरो 
मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मागे 
नई दिल्ली 110002 


छे BIS 1993 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
MANAK BHAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG 
NEW DELHI 110002 


'दिसम्बर/December 1993 मूल्य वग/Price Group 3 


IS 4120 : 1967 


भारतीय मानक 


नहाने और धोने के टबों की विशिष्ट 


Indian Standard 
SPECIFICATION FOR TUBS AND BATHS 


0. प्राक्कयन 


0.1 इस भारतीय मानक के मसौदे को घरेलू सामान विषय 
समिति द्वारा अंतिम रूप दिये जाने और उपभोक्ता उत्पाद 
विभाग परिषद के अनुमोदन के बाद भारतीय मानक संस्था 
द्वारा दिनांक 26 मई 1967 को ग्रहण किया गया । 


0.2 इस मानक में टबों के दो प्रकार के तले के छल्लों, रिवेट 
वाले एबं बिना रिवेट वाले, का उल्लेख किया गया है। 
निर्माता दोनों में से कोई भी एक छल्ला उपयोग में ला 
सकता है। लेकिन पहले की अपेक्षा दूसरे प्रकार के छल्ले 
बिना छेद वाले रिवेट एवं अच्छी तरह फिट बैठने के कारण 
बेहतर होते हैं । 

0.3 इस मानक को तयार करने में रक्षा मंत्रालय, भारत 
सरकार के मुख्य निरीक्षणालय जनरल स्टोर द्वारा जारी को 
गई निम्न विशिष्टियों से सहायता ली गई हैः 


आईएनडी/जीएस/डीआरजी/121 बैठकर नहाने वाला टब 
आईएनडी/जीएस/डीअआरजी/152 बच्चों के नहाने का टब 
आईएनडी/जीएस/805 लंबा खुला नहाने का टब 
भाईएनडी /जी एस/1097 पैर धोने का टव 
अ।ईएनडी/जीएस/डीआरजी/1154ए कपड़े धोने का टब 


0.4 यदि देखना हो कि इस मानक में किसी अपेक्षा विशेष 
का पालव किया गया है या नहीं, तो परीक्षण या विश्लेषण 
मं अवलोकन या गणना द्वारा परिणाम के रूप में जो भी 
मान आया हो, उसे 18 2 : 1960* के अनुसार पूर्णाक में 
बदल लिया जाए । पूर्णाकित मानों में सार्थक स्थान उतने ही 
रखे जाएं जितने इस मानक के (नर्दिष्ट मान में दिए गए हैं। 


1 विषय क्षेत्र 


1.1 इस मानक में अस्पतालों एवं आम घरेलू कार्यों में प्रयुक्त 
बच्चों के नहाने, बैठकर नहाने, पर धोने, हत्थे वाले, हाथ 


#संख्यात्मक मानों के पूर्णाकन संबंधी नियम ( पृचरीक्षित ) । 


0. FOREWORD 


0.1 This indian Standard was adopted by the 
Indian Standards Institution on 26 May 1967, 
after the draft finalized by the Domestic Hard- 
ware Sectional Committee had been approved by 
the Consumer Products Division Council. 


0.2 Two alternate shapes, for bottom ring, that 
is, one with rivets and the other without rivets, 
are mentioned in this standard. The manufacturer 
may use any shape but the second shape is pre- 
ferred over the first due to its being more com- 
pact and without rivet holes. 


0.3 In preparing this standard, assistance has 
been derived from the following specifications 
issued by the Chief Inspectorate of General 
Stores, Ministry of Defence, Government of 
India: 


IND/GS/DRG/121 Bath, Hip 


IND/GS/DRG,/152 Bath, children 
IND/GS/805 Bath, long open 
IND/GS/1097 Bath, foot 
IND/GS/DRG/1154 (a) Tub, washing 


0.4 For the purpose of deciding whether a parti- 
cular requirement of this standard is complied 
with, the final value, observed or calculated, 
expressing the result of a test or analysis, shall 
be rounded off in accordance with IS 2 : 1960*. 
The number of significant places retained in the 
rounded off value should be the same as that of 
the specifiet! value in this standard. 


1 SCOPE 


1.1 This standard covers the materials, shapes, 
dimensional and other requirements of bath, 
children; bath, hip; bath, foot; bath, arm; bath, 


*Ruies for rounding of numerical values ( revised). 


IS 4120 : 1967 


धोने वाले, नहाने के अंडाकार एवं कपड़े घोने के टबों की 
अन्य अपेक्षाओं के साथ सामग्री, आकार, आयाम के लिये 
अपेक्षाएं दी गई हैं । 
2 सामग्री 
2,1 नहाने एवं धोने के टब निम्न सामग्रियों में से किसी एक 
से बने हों: 

सामग्री के अनुरूप हों 
IS 1079 : 1963* 
जस्तीकृत इस्पात चद्दर 15 277: 19621 की श्रेणी 3 


मृटु इस्पात चद्दर 


3 आकार और आयाम 
3.1 आकार और आयाम आकृति । से 7 के अनुसार हों । 


2.1.1 चद्दर की मोटाई और चेनल, छड एवं रिबेट के 
साइज निम्नानुसार हों: 


मिमी 
ढांचा 1:00 
लला 1°25 
तले का छल्ला 
क) बाहरी 1:60 
ख़) भीतरी 3:15 
ह्त्थाः 
क) आधा मुडा चेनल, व्यास 15.00 


ख़} पूरा गोल मुड़ा चैनल, ब्यास 600 


स्विट (जस्तीकृत), सपाट सिर 5 X 12 


4 निर्माण और कारीगरी 


4,1 नहाने एव धोने के टवों का ढांचा दो बराबर टुकड़ों से 
बनाया जाये जिनके सिरे दूसरी ओर आपस में जुड़े हुए हों । 
तला एक टुकड़े से बना हो। इन टबों के भाग मृदु इस्पात 
चद्दर के हों और बे टक्कर-दार जोड़ वेल्डिंग, अथवा लॉक 
जोड़ द्वारा जुड़े हों और यदि टब, जस्तीकृत चद्दर से बने 
हों तो उन्हें लॉक जोड़ द्वारा जोड़ा जाए । जोड़ की चौड़ाई 
12 मिमी से कम न हो । तले के घेरे के सिरे कम से कम दो 
श्विट लगा कर एक साथ जोडे जाएं और वे टब के ढांचे में 
रिबेट अथवा बिना रिबेट के लगाकर अच्छी तरह से फिट 
किये जाएं ( देखें आकृति 7 ) । रिवेट उत्तम ढंग से कषित 
किये हुए हों और बाहरी सतह के बराबर कर दिए जाएं। 
टब का ऊपरी किनारे का घेरा, तार डालकर अच्छी तरह 
गोल मोड़ दिया जाये । 


“तप्त वेल्लित कार्बन इस्पात चद्दर एवं पत्ती की विशिष्टि ( पूत- 
रीक्षित ) । 

|जस्तीकृत इस्पात चद्दरौं की विशिष्टि ( सादी एवं नालीदार ) 
( पुनरीक्षित ) । 


oval and tub, washing; used in hospitals and for 
general domestic purposes. 


2 MATERIALS 


2.1 The baths and tubs shall be made from one 
of the following: 


Material Conforming to 
Miid steel sheet IS 1079 : 1963* 
Galvanized iron sheet Class 3 015 277 : 19621 


3 SHAPES AND DIMENSIONS 
3.1 The shapes and dimensions shall be as given 
in Fig. 1107, 


3.1.1 The thickness of sheets and sizes of chan- 
nel, bars and rivets shall be as given below: 


mm 


Body 1:00 
Bottom 1°25 
Bottom ring: 
a) Outer 1160 
b) Inner 3°15 
Handle: 
a) Half round channel, dia 15:00 
b) Round bar, dia 6:00 


Rivets ( galvanized ), flat head 5X 12 


4 MANUFACTURE AND WORKMANSHIP 


4.1 The body of the baths and tubs shall be made 
in two pieces with seams at opposite ends. The 
bottom shall be made from one piece. The parts 
of baths and tubs made from mild steel sheet 
shall be joined either by butt welding or by lock 
joint, and if made of galvanized sheet they shall 
be joined by lock joint. The width of the seam 
shall be rot 16558 than 12mm. The ends ofthe 
bottom ring shall be joined together by at 10931 
two rivets and fitted over the body tightly with 
or without rivets ( see Fig. 7). The rivets shall 
be well-drawn out and snapped on the outside. 
The top rim shall be properly beaded with wire. 


, *Specification for hot-rolled carbon steel sheet and 
strip ( revised). 


tSpecification for galvanized steel sheets ( plain and 
corrugated ) { revised ). 


2 


OETA OF TOP शान 
WITH BEAOING 


सभी आयाम मिमी में । 
All dimensions in millimetres. 


आकृति 1 बच्चों के नहाने का टब 
FIG. 1 BATH, CHILDREN 


Detail of Top Rim with Beading बीडिग सहित ऊपरी रिम का विवरण 


IS 4120 


: 1967 


18 4120 : 1967 


0६४५ OF TOP RIM 
WITH BEADING 


HH 


सभी आयाम मिमी में । 


All dimensions in millimetres. 


आकृति 2 नहाने का अंडाकार टब 
FIG. 2 BATH, OVAL 


Detail of Top Rim with Beading बीडिग सहित ऊपरी रिम का विवरणः 


DETAIL OF 107 ह्या 
WITH BEADING 


सभी आयाम मिमी में । 
All dimensions in millimetres. 


आकृति 3 बैठकर नहाने वाला टब 
FIG. 3 BATH, Hip 


Detail of Top Rit with Beading बीडिग सहित ऊपरी रिभ का विवरण 


15 4120 : 1967 


35 4120 : 1967 


DETAIL OF TOPRIM 7१ 
WITH BEADING 


OETA ATZ 


सभी आयाम मिमी में । 
All dimensions in millimetres. 


आकृति 4 पेर धोने का टब 
FIG. 4 BATH, FOOT 


Detail of Top Rim with Beading बीडिग सहित ऊपरी रिम का विवरण 
Detail at Z 7 का विवरण 


IS 4120 : 1967 


१४ 
DE TAIL A! Y 


Fr 
seer 


सभी आयाम मिमी में । 
All dimensions in millimetres, 


आकृति 5 हाथ धोने का टब 
FIG. 5 BATH, ARM 


Detail at Y वाई का विबरण 


$5 4120; 1967 


Em 
} 
) 


Cerne पन i, ms IES को. Fj ep TD Of oe Fs WE 7० 


DETAIL OF FOP RIM 
8 08 WITH BEAOING 


प्‌ 


सभी आयाम मिमो में । 
All dimensions in millimetres, 


आकृति 6 कपड़े धोने का टब 
FIG. 6 TUB, WASHING 


Detail at Top Rim with Beading बीडिग सहित ऊपरी रिम का विवरण 


Ring with Rivets 


IS 4120 : 196? 


Ring without Rivets 


आकृति 7 आकृति 1, 2,3 एवं 6 क लिए तले क उल्ल क जोड़ का विवरण 
FIG. 7 DETAIL OF BOTTOM RING JOINT FOR FIG. 1, 2,3 AND 6 


Ring with Rivets 
Ring without Rivets 


4.1.1 मृदु इस्पात चद्दर के नहाने एवं घोने के टब निर्माण 
के बाद, गर्म डुबाऊ पद्धति से जस्तीकृत बनाये जाएं । जस्ती- 
दार चद्दर के नहाने एवं धोने के टबों में रिवेट लगाते समय 
जिस स्थान से जस्ता लेप हट गया हो, वहां पर अच्छी किस्म 
का ऐल्यूमिनियम लेप लगा दिया जाए। टब में कहीं भी 
खुरदुरे अथवा तेज किनारे न पाये जायें । जोड़ों में फटाव, 
सतही दोष एवं कटावदार किनारे न पाये जाये । 


5 परीक्षण 
5.1 जस्ती-लेपन परीक्षण ( लेप को एकरूपता ज्ञात करना ) 


परीक्षण टुकड़े पर जब 15 2633 : 1964* के अनुभाग 2 के 
अनुसार परीक्षण किया जाये तो उसकी धालु पर, तांबे का 
स्थायी लाल-निक्षेप जमा न हो। नमूने पर, तांबे के आभासी 
लाल निक्षेप का परीक्षण, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (1: 10) 
के घोल में 15 सेकंड तक डुबो कर और उसके तुरन्त बाद 
अम्ल से निकालते ही वहते हुए साफ पानी में जोर से रगड़ 
कर खंगालेने के द्वारा किया जाए अथवा चिपकी परत का 
परीक्षण छीलने अथवा हल्के रूप से रगड़ने से किया जाये। 
अगर तांबा हट गया है भौर उसके नोचे का जस्ता दिखाई 
देता है तो यह आभासी स्थल है और नमूना परीक्षण में फेल 
नहीं माना जाये । 


5,2 रिसाव परीक्षण 


नहाने और धोने के टबों को पानी से ऊपर तक भर लिया 
जाए । दो घंटे तक ऐसा ही भरे रखने पर उसमें से पानी का 
कोई रिसाव न हो । 


*गम-डुबाई-जस्तीकृत वस्तुओं के लेप के भार, मोटाई एवं एक- 
रूपता के परीक्षण की पद्धति । 


रिवेटयुक्त छल्ला 
बिना रिबेट बाला छल्ला 


4.1.1 The mild steel sheet tubs and baths shall 
be hot-dip galvanized after fabrication. Galva- 
nized sheet tubs and baths shall be given good 
quality aluminium coating at places where galva- 
nized coating goes off while riveting. There 
shall be no rough or sharp edges. All the joints 
shall be free from splits, surface flaws and jagged 
edges. 


5 TESTS 


5.1 Galvanized Coating Test ( Determination of 
Uniformity of Coating ) 


The test piece shall not show any permanent red 
deposit of copper upon the base metal when tested 
in accordarce with Section II of IS 2633 : 1964*. 
A false red deposit of copper may be tested on 
the sample by immersing in a solution of dilute 
hydrochloric acid ( 1:10 ) for 15 seconds followed 
by immediate rinsing in clean running water with 
vigorous scrubbing, or tested for adherence by 
pecling or light rubbing. If the copper has been 
removed and Zinc appears underneath, it isa 
false end point and the sample does not fail. 


5.2 Leakage Test 


The baths and tubs shall be filled to the top with 
water. There shall be no leakage of water when 
kept for 2 hours. 


*Methods of testing weight, thickness and uniformity 
of coating on hot-dipped galvanized articles. 


1S 4120 : 1967 
6 मुहरांकन 


6,1 प्रत्येक नहाने और धोने के टबों पर निर्माता का नाम, 
आद्यक्षर अथवा उसका पंजीकृत मार्का साफ और न मिटने 
वाले अक्षरों में अंकित हो । 


5.1.1 नहाने और धोने के टबों पर मानक मुड़र भी अंकित 


की जा सकती है 


है । 

टिप्पणी ~~ मानक मुहर का उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो 
अधिनियम 1986 के प्रावधानोंऔर उनके अधीन बने नियमों और 
विनियमों के अनुसार होता है। किसी भारतीय मानक से संबंधित 
उत्पाद पर इस मुहर का लगा होना इस बात का आश्वासन है कि 
वस्तु के बनाने में उस मानक में दी गई अपेक्षाओं का पालन 
किया गया है और उत्पादन के दौरान उसका निरीक्षण, परीक्षण और 
गुणता नियंत्रण उस सुनिश्चित प्रणाली के अनुसार हुआ है, जिसका 
निर्धारण ग्रौर पर्यवेक्षण तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा होता है 
परन्तु क्रियान्वयन उत्पादक द्वारा । इस प्रणाली में बचाव की एक 
और बात यह है कि जिन उत्पादों पर यह्‌ मानक मुहर अंकित की 
जाती है भारतीय मोनक ब्यूरो उन उत्पादों को लगातार जांच- 
'पड़ताल करके यह मालूम करता रहता है कि वह उत्पाद संबद्ध 
मानक के अनुरूप है अथवा नहीं । निर्माताओं तथा सस्कर्ताओं को 
जिन शर्तों पर मानक मुहर लगाने का लाइसेंस दिया जाता है, 
'उनका विवरण भारतीय मानक ब्यूरो से मिल सकता है । 


6 MARKING 


6.1 Each bath and tub shall be clearly and inde- 
libly marked with the manufacturer’s name, 
initials or registered trade-mark. 


6.1.1 The bathsand tubs may also be marked 
with the Standard Mark. 


Note — The use of the Standard Mark is governed 
by the provisions of the Bureat of Indian Standards 
Act 1986 and the Rules and Regulations made there- 
under. The Standard Mark on products covered by an 
Indian Standard conveys the assurance that they have 
-been produced to comply with the requirements of that 
standard undera well defined system of inspection, 
testing and quality control which is devised and 
supervised by BIS and operated by the producer. 
Standard markcd products are also continuously 
checked by BIS for conformity to that standard asa 
further safeguard. Details of conditions under which 
a licence fortheuse of the Standard Mark may be 
granted to manufacturers or producers may be ob- 
tained from the Bureau-of Indian Standards. 


विवाद की स्थित में इस मानक की अंग्रेजी पाठ सामग्री ही प्रामाणिक मानी जाए। 
In case of dispute, English Text of this standard shall be considered authentic, 


10 


संरचना एवं धातु विभाग के हिन्दी में प्रकाशित अन्य मानक 
IS वेल्डरों के लिए हाथ की मेटल 5400 18 2879 : 1975 


आर्क वेल्डिग की निदेशिका 
साइज ए-5 
बर्तनों के निर्माण के लिए पिटवाँ 
ऐल्युमिनियम और ऐल्युमिनियम 
मिश्रधातुएं ( तीसरा पुनरीक्षण ) 
साइज ए-5 
संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) 
( पाँचवाँ पुनरीक्षण ) ( संशोधन 
सख्या ] से 3 तक समाविष्ट) 
साइज ए-5 
तार और टेलीफोन कार्यों के 
जस्तीकृत इस्पात के तार ( तीसरा 
पुनरीक्षण) ( संशोधन संख्या ] 
समाविष्ट ) साइज ए-5 
मुद्‌ इस्पात ओर मध्यम तनन 
इस्पात सरिये (तीसरा 
पुनरीक्षण) साइज ए-5 
सख्त खिच इस्पात के तार 
( तीसरा पृनरीक्षण ) साइज ए-5 
गर्मवेल्लित इस्पात को पत्तियाँ 
( गाँठ वाँधने वालो) (पहला 
पुनरीक्षण ) साइज ९-5 
गर्मवेल्लित कार्वन इस्पात को 
चद्दर और पत्ती की विशिष्टि 
( तीसरा पुनरीक्षण ) साइज ए-5 
संरचना कार्यों के लिए तप्त 
वेल्लित इस्पात के रिबेट सरिए 
( 40 मिमी व्यास तक ) ( तीसरा 
पुनरीक्षण ) साइज ए-5 


18 21: 1975 


18 226 : 1975 


15 279 : 1981 


18 432 
( भाग 1) : 1982 


IS 432 


( भाग 2 ) : 1982 
IS 1029 : 1970 


IS 1079 : 1973 


15 1148 : 1982 


IS 1149 : 1982 संरचना कार्यों के लिए उच्च तनन 
इस्पात रिबेट सरिये (तीसरा 
पूनरीक्षण ) साइज ए-5 

IS 1239 मृद्‌ इस्पात नलिकाएं, नलिकाकार 


और पिटवाँ इस्पात की अन्य 
फिटिगं : भाग 1 मृदु इस्पात 
नलिकाएँ ( चौथा पृनरीक्षण ) 
( संशोधन संख्या 1, 2, 3 और 
4 समाविष्ट ) साइज ए-5 


( भाग 1 ) : 1979 


15 1977 : 1975 संरचना इस्पात (साधारण 
किस्म) (दूसरा पृनरीक्षण ) 
साइज ए-5 


बॉयलरों के लिए इस्पात के रिवेट 
और छड़ें ( पहला पुनरीक्षण ) 
साइज ए-5 

लोहे और इस्पात के जस्तीकरण 
की गम डुबाऊ रीति की सिफारिश 
साइज ए-5 

संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) 
के रूप में पूनवेल्लन के लिए कार्बन 


19 1990 : 1975 


15 2629 : 1966 


15 2830 : 1975 


इस्पात बिल्लेट, ब्लूम और 
सिल्लियाँ ( पहला पृतरीक्षण ) 
साइज ए-5 


> 


15 3502 : 


18 3748 : 


18 4368 : 


15 4397 : 


15 4430 : 


15 4431 ; 


15 4432 : 


1S 5489 : 


IS 5517 : 


15 5518 : 


15 5522 : 


IS 7283 : 


15 2831 : 


1981 


1978 


1968 


1972 


1979 


1978 


1968 


1975 


1978 


1979 


1978 


1974 


1915 


धातु आके वेल्डिग क्रोड तार के 2: 
लिए मृदु इस्पात (दूसरा 
पुनरीक्षण) ( संशोधन संख्या 1 

और 2 समाविष्ट ) साइज ए-5 


इस्पात की पारेदार पट्टया 2. 
( पहला पुनरीक्षण ) साइज ए-5 

तप्त कार्यो कं लिए औजार और 5. 
डाई इस्पात ( पहला पृनरीक्षण ) 

( संशोधन संख्या 1 समाविष्ट ) 
साइज ए-5 


सामान्य इंजीनियरी कार्यो की 3. 
गढ़ाइयों के लिए मिश्र इस्पात 
बिलेट, ब्लूम भौर सिल्ली 
साइज ए-5 


बॉल और रोलर बेयरिगकेजोंक 2. 
लिए अतप्त वेल्लित कार्वन इस्पात 
पट्वियों की विशिष्टि ( पहला 
पुनरीक्षण ) साइज ए-5 

साँचा इस्पात (पहला पुन- 3. 
रीक्षण ) (संशोधन सख्या 1 

व 2 समाविष्ट ) साइज ए-5 


कार्वन और कार्वन मँगनीज सुकट्य 4. 
इस्पात ( पहला पुनरीक्षण ) 

( संशोधन संख्या 1 समाविष्ट ) 
साइज ए-5 


केस कठोरण इस्पात (संशोधन 5 
संख्या 1 और 2 समाविष्ट ) 
साइज ए-5 


बेयरिंग उद्योग में प्रयुक्त कार्बूरण 3 
इस्पात ( पहला पुनरीक्षण ) 
साइज ए-5 


कठोरण और पानी चढ़ाने का 3 
इस्पात (पहला पतरीक्षण ) 

( संशोधन संख्या 1 भौर 2 
समाविष्ट ) साइज ए-5 

पात फोर्जन के डाई ब्लाकों के 3 
लिए इस्पात ( पहला पुनरीक्षण ) 

( संशोधन संख्या 1 और 2 
समाविष्ट ) साइज ए-5 


स्टेनलेस इस्पात की चहरें और ३ 
बॉयलर (पहला पुनरीक्षण ) 
साइज ए-5 

चमकीली सरियों के उत्पादन के 2 
लिए गर्म वेल्लित छड़ें साइज ए-5 
संरचना इस्पात (साधारण 2 
किस्म ) में पुनर्वेललन के लिए 
कार्बन इस्पात के बिल्लेट, ब्लूम 

व स्लैब की विशिष्टि साइज ए-5 


ब्यूरो के प्रकाशनों की मूल्य वग पद्धति ( 1 अक्तूबर 1987 से लागू ) 
1 अक्तूबर 1987 से लागू भानतीय मानकों की संशोधित मूल्य सूची निम्नलिखित अनुसार हैः 


मूल्य वग मूल्य (रुपये) मूल्य बगे मूल्य (रुपये) मूल्य वर्ग मूल्य (रुपये) 
1 10 6 35 11 65 
2 15 7 40 12 70 
3 20 8 45 13 80 
4 25 9 50 14 90 
5 30 10 60 100 


15 
हिन्दी/द्विभाषी मानक का मूल्य वर्ग अंग्रेजी सामग्री द्वारा घेरी गई जगह के आधार पर ही निर्घारित किया जाता 


है और इसमें हिन्दी सामग्री द्वारा घेरी गई जगह शामिल नहीं की जाती । 


